निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 9 फरवरी 2015 


( सं० पटना 266 ) 


सं0 21 / उ0जा0रा0आ0 - 01 / 2011, सा0प्र0 - 11877 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

27 अगस्त 2014 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1143 दिनांक 20.04.2011 के द्वारा उच्च जातियों के 
लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन / भत्ते एवं सेवा शर्तों आदि का निर्धारण 
किया गया है । उक्त संकल्प के कंडिका 2( viii) निम्नवत् है : 

" वाहन सुविधा । - " आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के लिए वातानुकूलित (ए. सी .) कार बिहार 
राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित 1150 / - रु. (ग्यारह सौ पचास रुपये) प्रतिदिन प्रतिवाहन की दर से किराये 
पर अनुमान्य होगा । 

2. संकल्प की उक्त कंडिका- 2(viii ) को संशोधित करते हुए निम्नवत् किया जाता है : 

" वाहन सुविधा आयोग के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए वातानुकूलित ( A. C .) कार का क्रय जब 
तक नही होता है, तब तक आयोग को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध 
कराया जायेगा । 
3. संकल्प संख्या 1143 दिनांक 20. 04. 2011 की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 266-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


